रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/99 


REGD. NO . D. L - 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (11 ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 573 ] 
No. 573 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, जून 1, 2006 / ज्येष्ठ 11, 1928 
NEW DELHI , THURSDAY, JUNE 1, 2006/JYAISTHA 11, 1928 

वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 जून , 2006 

आयकर 
का . आ . 848( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड , एतद्वारा आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-- 
1. ( 1) इन नियमों का नाम आयकर ( पांचवा संशोधन ) नियम, 2006 है। 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 
2. आयकर नियम , 1962 में ,-- 
( क ) नियम 12 के उप -नियम (1 ) के खंड ( ख ) में -- 
- (i) दूसरे परन्तुक में , शब्दों, अंक और अक्षर " प्ररूप सं. 2ङ नया सरल में विवरणी " के स्थान पर शब्द , अंक और अक्षर 

" प्ररूप सं. 26 नया सरल में विवरणी 31 जुलाई, 2006 को या उससे पहले " प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; 
- (ii) तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 

परंतु यह और कि भारत में निवासी किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब निर्धारिती के मामले में जहां -- 
( क ) कुल आय में " कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाम " या " पूंजी अभिलाम " शीर्ष के अधीन आयकर के लिए 

प्रभार्य आय या कृषि आय सम्मिलित नहीं है ; 
( ख) बकाया या अग्रिम वेतन के संबंध में धारा 89 के अधीन किसी राहत का दावा नहीं किया गया है; और 


1684 GI/2006 


. 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 


... 


[PART II — SEC . 3(1 )] 


.......... 


( ग) 


उसके स्वामित्व में एक से अधिक गृह संपत्ति नहीं है, 


वहां निर्धारिती को प्ररूप सं. 2 च में विवरणी फाइल करने का भी विकल्प होगा और 
इस प्ररूप में विवरणी के साथ विवरणी के आधार पर संदैय कर की संगणना दर्शित 
करने वाला कोई विवरण , या कर का कोई सबूत , यदि कोई हो जिसका स्रोत पर 
कटौती किए जाने का दावा किया गया है या अग्रिम कर या स्वतः निर्धारण पर कर 
यदि कोई हो , संदत्त किए जाने का दावा किया गया हो , नहीं ल्या होगा : । 


( ख) परिशिष्ट 2 में , " प्ररूप सं. 2ड. नया सरल " प्ररूप के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : 

" प्ररूप सं . : 2 च 

आई . टी . एस - 2च 
[ नियम 12 देखिए 
आय की विवरणी 

निर्धारण वर्ष-2006- 07 


अभिस्वीकृति 
केवल कार्यालय उपयोग के लिए 
रसीद सं0 .......... तारीख....... 

प्राप्त करने वाले पदधारी 

की सील और हस्ताक्षर 
इस प्ररूप का केवल ऐसे निर्धारितियों द्वारा गायोग किया जा सकेगा जो निवासी 

__ व्यक्ति /हिंदू अविभक्त कुटुंब हैं । 
( क ) जिनकी कारबार या वृत्ति या कृषि आय या ‘ पूंजी अभिलाभ से आय नहीं है (सिवाय ऐसे 
संव्यवहारों से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के सिवाय जिनके संबंध में प्रतिभूति संव्यवहार कर का 
संदाय कर दिया है) ; या 


... 


( ख ) जो बकाया या अग्रिम वेतन के संबंध में धारा 89 के अधीन राहत का दावा नहीं कर रहे हैं ; 


R 


( ग) जिसके स्वामित्व में एक से अधिक गृह संपत्ति नहीं है । 

[ कृपया अनुदेश संख्या 2 देखें ] 

कृपया केवल स्पष्ट अक्षरों का उपयोग करें , अनुदेशों का अनुसरण करें और सभी सुसंगत 
अनुसूचियां भरें । 
इस विवरणी और इसकी अनुसूचियों में भरे गए ब्यौरों को प्रथमतः इलेक्ट्रोनिक रूप में 
पारेषित किया जाना है [ कृपया अनुदेश संख्या 22 देखें ] 

कृपया संगणना दर्शित करने वाला कोई विवरण, टीडीएस प्रमाणपत्र , अग्रिम कर/ स्वतः 
निर्धारण कर के संदाय का सबूत या कोई अन्य दस्तावेज संलग्न न करें । यदि संलग्न किया 
जाता है तो उसे विवरणी प्राप्त करने वाले पदधारी द्वारा वापिस कर दिया जाएगा । 
संदेय कर और संदत्त कर की संगणना के समर्थन में सभी दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को 
आयकर प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए, यदि आवश्यक हो, निर्धारिती द्वारा रखा जाना ... 
चाहिए । 


भाग II- खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भाग - क 


साधारण 


1. स्थायी खाता संख्या ( पैन ) 


2. नाम 


- 


3. प्रास्थिति ( यदि व्यक्ति है तो 1 लिखें और यदि हिंदू अविभक्त कुटुंब है तो 2 लिखें ) 


4. जन्म की तारीख ( व्यक्ति की दशा में ) 
(दिन - मास - वर्ष ) 


5 . पता : 

( फ्लैट सं./ दरवाजा/ मकान सं., 
परिसर, सड़क , क्षेत्र / ग्राम, शहर/जिला, 
राज्य / संघ राज्यक्षेत्र, इसी क्रम में ) 


6. क्या पते में कोई परिवर्तन है ? 


( यदि हां तो 1 लिखें, और यदि नहीं तो 2 


लिखें) 


7. टेलीफोन : (i) कार्यालय 
( ii ) निवास । 


8 . ई-मेल आईडी : 


9. वार्ड/ सर्किल/रेंज 


10. यदि अधिकारिता में परिवर्तन है तो पुराना 
वार्ड सर्किल/विशेष रेंज का कथन करें 


11. क्या विवरणी मूल है या पुनरीक्षित है ? ( यदि 
है तो 1 लिखें , और यदि पुनरीक्षित है तो 2 लिखें ) 

यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं0 और मूल 
विवरणी फाइल करने की तारीख . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPARTI 


SEC . 3( i)] 


- 


- 


12. क्या यह आपकी पहली विवरणी है ? 
2 लिखें) 


( यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 


( यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 


13. क्या सरकार के नियोजन में है ? 
लिखें ) 


14.नियोजक का नाम 


15. नियोजक का पता 


16. बैंक खाते की विशिष्टियां ( प्रतिदाय के 
मामलों में आज्ञापक ) . 


(i) बैंक का नाम 


(ii ) बैंक शाखा का पता 


READERE 


(iii) एमआईसीआर कोड (9 अंक ) 


( iv ) खाता का प्रकार ( यदि बचत खाता है तो 1 लिखें और 
यदि चालू खाता है तो 2 लिखें ) 


(v) खाता संख्या 


( vi) ईसीएस ( यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें ) 


17. आय को कुल आय में सम्मिलित नहीं किया 
जाना है ( छूट प्राप्त आय ) ( अनुसूची- 3) 


. 


.. 


... 


[ भाग II - खण्ड 3(ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


18. आश्रितों की संख्या ( अनुदेश संख्या 9 देखें ) 


- 


- 


- 


- 


. 
. 


19. वर्ष के दौरान निर्गम ( अनुसूची -5 की मद 
( vi ) ( घ) ) 


. 





. 


. 


20 . 31 . 03 . 2006 को नकद अतिशेष/ बैंकों में 
अतिशेष (अनुसूची -5 की मद ( vii)) 


- 


- - 


21 . 
22. 


भाग - ख 

कुल आय की संगणना और उस पर कर 
“वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय ( अनुदेश संख्या 10 देखें ) 
गृह संपत्ति से आय [अनुसूची -1 की उप - मद सं. (ट] । यदि हानि है तो बाक्स में 0 
लिखें 


. 


23 . 


706 


अन्य स्रोतों से आय [ अनुसूची-2 की उप - मद सं. (घ)] । यदि हानि है तो बाक्स में । 
लिखें 


24 , 


किसी अन्य व्यक्ति की आय जिसे जोड़ा जाना है [ अनुदेश सं. 13 देखें ] 
सकल कुल आय [( 21 ) + ( 22 ) + ( 23 ) + ( 24 )] 
अध्याय 6क के अधीन कटौतियां ( अनुसूची 4) 
कुल आय [( 25 ) - ( 26 )] [ 10 के निकटतम गुणज में पूर्णांकित 
कुल आय पर संदेय कर [ अनुदेश संख्या 16 देखें ] 
( 23 ) पर अधिभार [ अनुदेश संख्या 17 
देखें] 
[(28 ) + ( 29 )] पर शिक्षा उपकर [ अनुदेश संख्या 18 


30. 


देखें] 


1835 


TITI 


कर + अधिभार + शिक्षा उपकर [( 28 ) + ( 29 ) +( 30)] 
32... स्रोत पर कटौती किया गया कर (अनुसूची -7 + अनुसूची -8)[ अनुदेश 

संख्या 19 देखें ] 


1684६z /66 -2 


. .. . . . 


THE GAZETTE OFINDIA: EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3(ii )] 


- 


- 


- 


+ 


[ 877 


या 


. 


843 


संदत्त अग्रिम कर ( अनुसूची -6 ) 
संदेय बकाया कर [ ( 31 ) - ( 32 ) - (33 )] 
धारा 234 क के अधीन संदेय ब्याज 
धारा 234 ख के अधीन संदेय ब्याज 
धारा 234 ग के अधीन संदेय ब्याज 
संदेय कर और ब्याज [( 34 ) + ( 35 ) +( 36 ) + (37 ) 
संदत्त स्वतः निर्धारण कर ( अनुसूची -9) 
संदेय बकाया कर और ब्याज [(38 ) - ( 39 )] 
शोध्य प्रतिदाय , यदि कोई हो 


iraniiHPirmirn 


uriti 


t 


सत्यापन 
............( पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में ), पुत्र/ पुत्री श्री .. ...................... 

.. सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता 
तो हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और 
हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष, 
16 -07 से सुसंगत पूर्व वर्ष की आयकर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के 
सार हैं । 
ख .............. . 


Siminis 


नाम और हस्ताक्षर 


ASHOPimne.... 


मार 


विवरणी के ब्यौरों को इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने का प्रमाण- पत्र ( अनुदेश संख्या 22 देखें ) 


गत किया जाता है कि मैंने इस विवरणी और इसकी अनुसूचियों में अंतर्विष्ट ब्यौरों को इलैक्ट्रोनिक रूप से अभीहित वेबसाइट 
भिस्वीकृति संख्या...............तारीख..................द्वारा भी प्रस्तुत कर दिया है । 


नाम और हस्ताक्षर 


E 


...: 


...:..:.:.:::..:.: 


:.:.:: 


[ भाग 1 - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 1 : गृह संपत्ति से आय [ अनुदेश संख्या 11 देखें] 


( क) संपत्ति का पता 


2001 


3102 


( ख ) क्या वर्ष के दौरान किराए पर दी गई या नहीं ( यदि हां तो लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें) 
( ग) स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त करों की कटौती किए बिना वार्षिक मूल्य 
( घ) स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त कर 
( ङ) वार्षिक मूल्य [(ग) -( घ)] 

313 
( च) वार्षिक मूल्य का 30 % 
( छ) उधार ली गई पूंजी पर संदत्त ब्याज 
( ज) वर्ष के दौरान वसूल किया पूर्वतर वर्षों का भाटक 

13310 
( झ) चालू निर्धारण वर्ष के लिए गृह संपत्ति से आय [ ( ड) - ( च)-( छ) + ( ज)] 
( ञ) पूर्ववर्तीनिर्धारण वर्ष में नहीं मुजराई पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष(वर्षों) की गृह संपत्ति से हानि 

2001 
( ट) गृह संपत्ति से आय [ अनुदेश सं. 11 की उप - मद ( vii) देखें 

|399 
अनुसूची-2 : अन्य स्रोतों से आय । [ अनुदेश संख्या 12 देखें] 
( क ) व्याज, सकल EATI । व्यय 3051 । । । । । । । द्ध 3101 

मा 
( ख) लाभांश, सकल 30021 

व्यय 3052 
( ग) अन्य, सकल 3003 । । । व्यय 3053 । । । । गुद्ध 3103 । । 
( घ) अन्य स्रोतों से आय [ (क ) + ( ख) + (ग)] 

7060 
अनुसूची -3: कुल आय में सम्मिलित न की गई आय ( छूट प्राप्त आय) ( अनुदेश संख्या 14 देखें ) 
( क ) ब्याज 

55010 
( ख) लाभांश आय 

55021 
( ग) ऐसे संव्यवहारों से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर संदत्त हो . 5503 
( घ) अन्य 

5504 
( ङ) योग 

5520 
अनुसूची -4: अध्याय 6- क के अधीन कटौतियां ( अनुदेश संख्या 15 देखें ) 
धारा 80ग | 2621 

धारा 80छ 242 । 

। 
धारा 80गगग 1235 

धारा 80छछ 

243 
धारा 80गगघ 

धारा 80छछक 2487 
धारा 80घ 2361 

धारा 80छछग 

263 । । । । । 
धारा 80घघ 

धारा 80थथख 275 
धारा 80घघख 2400 . धारा 80ददख 


5502 


5503 


5504 


242 


236 


237 


240 


283 


धारा 80ड 


धारा 80प 


योग 


747 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTIL - SEC 3(ii ) 


. . 


अनुसूची -5 : रोकड़ प्रवाह विवरण ( अनुदेश संख्या 20 देखें) 


5001 


MI 


T TI 


5002 


15003 
5004 


(i) आप और उन अन्य व्यक्तियों, जिनकी आय आपकी आय में सम्मिलित की गई है के साथ 1 अप्रैल, 

2005 को रोकड़ अतिशेष भाग- ख की मद ( 24 ) में ] 
(ii) आप और उन अन्य व्यक्तियों, जिनकी आय आपकी आय में सम्मिलित की गई है के साथ 1 अप्रैल, 

2005 को बैंको में अतिशेष [ भाग - ख की मद (24 ) में ] 
(iii) ऊपर मद (i) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों सहित वर्ष के दौरान प्राप्त आय . 
(iv) अन्य प्राप्तियां, यदि कोई हों, जिसके अंतर्गत आप द्वारा और ऊपर मद (i) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों 

द्वारा वर्ष के दौरान ली गई या प्राप्त छूट प्राप्त की गई आय , उधार, दान आदि ह 
(v) योग [ { i) + (ii) + ( ii)+ (iv)] 
( vi) ऊपर (v) में से वर्ष के दौरान निर्गम । 

( क ) व्यय , विनिधान, आदि जिनपर अध्याय vi -क के अधीन कटौती का दावा किया है 
( ख) अन्य विनिधानों के रूप में निर्गम 
( ग) अन्य निर्गम 

( घ) योग [ ( क) + ( ख) + (ग) 
(vii) 31. 03. 2006 को रोकड़ अतिशेष/बैंकों में अतिशेष (v)-(vi)( घ) 


5010 


50200 
| 5021 

। 
5022 
15023 
SUMITH 


5022 


SUE 


dastivisi 


.. 


:.::::.::...-. 


..: 


168441 /06- 3 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


बैंक 
की 
बैंक 
का 
बीएसआर 
शाखा 
का 
नाम 
| 
कोड 
( 
7अंक 
) 


अनुसूची 
6 
: 
अग्रिम 
आयकर 
चालान 
का 
क्रम 
| 
रकम 
( 
रुपए 
में 
) 
संख्यांक 


जमाकरानेकी 
| 
तारीख 
( 
दिन 
मास 
वर्ष 
) 


15 
/ 
9 
तक 


किश्त 
की 
तारीख 
तक 
संदाय 
के 
ब्यौरे 
| 
16 
/ 
9 
से 
16 
/ 
12 
16 
/ 
03 
15 
/ 
12 

15 
/ 
03 
| 
31 
/ 
03 


. .. ... ................. . ...... ... 


अनुसूची 
- 
7 
: 
वेतन 

शीर्ष 
के 
अधीन 
प्रभार्य 
आय 
से 
स्रोत 
पर 
कटौती 
किए 
गए 
कर 
के 
ब्यौरे 
[ 
कृपया 
इन 
ब्यौरों 
को 
नियोजक 
( 
नियोजकों 
) 
द्वारा 
जारी 
प्ररूप 
16 
के 
आधार 
पर 
प्रस्तुत 

करें 
] 


क्र 
. 
सं 
. 


| 
नियोजक का 
नाम 
और 
पता 


भारत का सलपत्र : असाधारण 


कर 


टीडीएस सर्किल जहां 
धारा 
206 
के 
अधीन 
. 
वार्षिक 
विवरणी परिदत्तकी जानीहै 


| 
कटोतिकर्ता 
/ 
वेतन 
शीर्ष 
सकल 
कुल 
| 
अध्याय 
6 
- 
कुल 
आय 
| 
कुल 
आय 
। 
धारा 
कर्मचारी 
| 
का 
कर 
के 
अधीन 
| 
आय 
क 
के 
( 
प्ररूप 
सं 
. 
0 
पर 
संदेय 
।192(1)के|कीओरसे|संदेय/प्रतिदेय 
| 
कटौती 
प्रभार्य 
आय 
अधीन 
16 
का 
। 

अधीन 
स्रोत 
| 
नियोजक 
। 
खाता 
सं 
. 

कटौती 
स्तंभ 
11 
) 
. 
( 
अधिभार 
पर 
कटौती 
| 
द्वारा 
संदत्त 

और 
शिक्षा 
1 
किया 
गया 
| 
कर 
उप 
- 
कर 
कर 


सहित 
) 


( 
1 
) 


( 
2 
) 


| 


( 
10 
) 


| 


( 
11 
) 


( 
12 
) 


अनसची 
- 
8 
: 

वेतन 

शीर्ष 
के 
अधीन 
प्रभार्य 
आय 
से 
भिन्न 
आय 
के 
संबंध 
में 
स्रोत 
पर 
कटौती 
किए 
गए 
कर 
के 
ब्यौरे 
[ 
कृपया 
इन 
ब्यौरों 
को 
कटौतीकर्ता 
( 
कटौतिकर्ताओं 
) 
द्वारा 
जारी 
प्ररूप 
16क 
के 
आधार 
पर 
प्रस्तुत 
करें 
] 


in 


क्र.सं. 


उसव्यक्तिकानामटीडीएस 
और 
पता 
जिसने 
कर 
सर्किल 
जहां 
की 
कटौती 
की 
धारा 
206 
के 

अधीनवार्षिक 


कटौतिकर्ता 
सिंदाय 
की 

का 
कर 
प्रकृति 
| 
कटौती 
खाता सं. 


धारा 
जैसके 
अधीन 
कर 
की 
कटौती 
की 


संदाय 
जमा 
की 
तारीख 


| 
संदत्त 
/ 
जमा 
की 

गई 
रकम 


दर 
जिसपर 
कर 
की 
कटौती 
की 


कटौती 
की 
गई 
आयकर 
की 
रकम 


- 


. 


. 


. 


. . . . 


परिवरत 
का 
जानी 
है 


अनुसूची 
- 
9 
: 
स्वतः 
निर्धारण 
पर 
आयकर 

बैंक 
की 
शाखा 
बैंक 
का 
बीएसआर 
कोडं कानाम 
| 
( 
7अंक 
) 


जमा 
कराने 
की 
तारीख 
चालान 
का 
क्रम 
संख्यांक 


रकम 
( 
रुपए 
में 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


कुल 
स्वतः 
निर्धारण 
संदत्त 
कर 


[अधिसूचनासं.128/2006/फा.सं.142141/2005-टीपीएल]. 

शरतचंद्रा,निदेशक,(टीपीएल-IV) 


- 


टिप्पणी:मूलनियमअधिसूचनासं.का.आ.969,तारीख26मार्च,19612केअधीनप्रकाशितकिएगएथेऔरअंतिमसंशोधन अधिसूचनासं.का.आ.704(अ)तारीख12मई,2006केअधीनआयकर(चौथासंशोधननियम,2006द्वाराकियागया। 


[ PART II - SH 


1 / 


. 


En 


UN 


AN 


[ Hili -- Gus 3(1 ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st June , 2006 

INCOME- TAX 
S . O . 848 (E ). - in exercise of the powers conferred by Section 295 of the income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following 
rules further to amend the income-tax Rules, 1962, namely : 


1. (1) These rules may be called the income tax (Fifth Amendment) Rules , 2006 . 

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . 


in the income tax Rules, 1962, 
(a) in rule 12 . in sub-rule (1), in clause (b) – 


() 


in the second proviso, for the words, figure and letter " retum in Form No. 
2E : Naya Saral”, the words, figures and letter " return in Form No. 2E : 
Naya Saral on or before 31st day of July , 2006" shall be substituted ; 


(ii) 


after the third proviso , the following proviso sail de inserted , namely: 


Provided also that in the case of an assessee being an individual or a Hindu 
undivided family, residentin India, where - 


the total income does not include income chargeable to income 
tax under the head " Profits and gains of business or profession" 
or "Capital gains" or agricultural income; 
no relief under section 89 in respect of arrears or advance of 
salary is claimed ; and 
he does not own more than one house property , 


(b ) 


the assessee shall also have the option of filing the retum in Form No. 2F 
and the retum in this form shall not be accompanied by a statement showing 
the computation of the tax payable on the basis of the return , or proof of the 
tax , if any, claimed to have been deducted at source or the advance tax or 
tax on self-assessment, if any, claimed to have been paid :" 


(b ) in appendix -il, after the form " FORM NO . 2E NAYA SARAL ", the following form 

shall be inserted , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. PART II-_ SEC . 30)] 


* FORM No. 2F 

ITS- 2F 
. : Soo rule 12 
RETURN OF INCOME 

ASSESSMENT YEAR - 2006 -07 
This Form may be used only by assessees being resident individual 

ACKNOWLEDGEMENT 
Hindu undivided family (HUF ) 

For Office use only 
(a) not having Income from business or profession or agricultural income 

Receipt No. 

Date 
or capital gains" ( except long -term capital gains from transactions 

on which securities transaction tax paid ); or 
(b ) not calming rellet under section 89 in respect of arrears or advance . Seal and Songture of 
of salary, 

Receiving Official 
(c) not owning more than one house property 

Please see Instruction No . 2 ) 
Plagse use block letters only, follow instructions and fill in all relevant schedules, 
Details filed in this retum and its schedules have to be first transmitted electronically Please see instruction No. 221 
Plomus do not encloge my statement showing the computation , TDS Certificate, proof of payment of Advance Tax Salt 
Assessment Tax or any other document enclosed, sure shall be returned by the official receiving the return , 
All documents and other evidence in support of the computation of the Tax payable and Tax Paid should be retained 
by the Assosne for verification by the Income Tax Authorities, i necessary. 

PART- A 

GENERAL . . . 
Permanent Account Number (PAN ) 
Name 


-------- 


• 


2. 


num 


3. 


1 - 1 - 


Status 

(If individualwrite 1, and if HUF write 2 ) 
Date of Birth (in case of an individual) (DD -MM -YYYY ) 
Address: 
(Flat No./Door/House No . Premises , 
Road , Locailty / Village ,Town / District, 
State / Union territory , in that order) 


LEN 


ܟ 


ܕ 


is there any change in Address ? ( If Yes write 1, and if No write 2 ) 
Telephone: (1) Office IIIIIIIIII . . . (I) Residence 
e -mail ID : 


8 . 


9 . 


Ward / Circle / Range 


... 


10. 


if there is change in jurisdiction , state old Ward / Circle SpecialRange 


.. 


.. 


... 


. 


VAL-VALLAAN. 


11. Whether Original or Revised Retum ? 

( If originalwrite 1, and if revised write 2) 
if revised , Receipt No . and date of filing onginal retum . 

IITT and T - T ) . 
12 . is this your first retum ? 

(If Yes write 1, and if No write 2 ) 
13. Whather in the employment ofGovernment? (If Yes write 1, and if No write 2) 
14 . Name of the Employer MIDIIIIIIIIIIIIIIITTI 


. 


.. 


15 . 


Address of the Empioyer 


: 


IIIIIIIIIIIIIIIII 
16. Particulars of Bank Account(Mandatory in Refund cases) 

() Name of the Bank MI II 
( ) Address of Bank Branch 

IIIIIIIIIIIIIIII 


- 


(ill) MICR (Magnetic Ink Character Recognition ) Code (9 digits ). 
(iv ) Type of Account(if Savings, write 1, and it Current, write 2) 
(V) Account Number 

(VI) ECS (Electronic Clearing Service) (if Yes write 1, and if No write 2) 
17 . income not to be included in total income ( exempt income) [Schedule-3} 
18. Number of dependents ( See instruction No. 9] 
19. Outgoings during the year (item (vi)(d) of Schedule -5) 
20 . Cash Balancel Balance In Banks as on 31.03. 2006 {Item (vil) of Schedule -5] 


[ 4T1 II - 905 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


702 
706 (IIIIIII 


746 TTTTTTTT 


828T 


TT 


29. 
30 . 


PART- B 
" Computation of total income and tax thereon 
Income chargeable under the head Salaries [See instruction No. 10 ) 
Income from house property (sub -item No.(k) of Schedule-1}. If loss write - in box O 
Income from other sources (sub -item No.(d)of Schedule -2). Ifloss write in box ( 
Income of any other person to be added (See instruction No. 13) 
Gross total income (21) + ( 22 ) + ( 23) + ( 24 )] 
Deductions under Chapter VI-A (Schedule -4 ) 
Total income[(25 ) – (26)](Rounded -off to nearestmultiple of 10 ] 
Tax payable on total income ( See instruction No. 16 ) 
Surcharge on ( 28) ( See instruction No. 17 ] 
Education Cess on [(28 ) + ( 29 )] (See instruction No. 18 ] 
Tax + Surcharge + Education Cess [(28) + ( 29 ) + ( 30 )] 
Tax deducted at source (Schedule -7 + Schedule-8) [ See instruction No. 19) 
Advance tax paid ( Schedule -6) 
Balance tax payable [(31) - (32) - ( 33 )] 
Interest payable under section 234A 
Interestpayable under section 234B 
Interest payable under section 2340 
Tax and interestpayable [( 34 ) + ( 35) + ( 36 ) + ( 37)] 
Self-assessment tax paid ( Schedule-9) 
Balance tax and interest payable [(38) – (39)] 
Refund due, if any 


31. 


835 ( TTT 


32 . 


8621MITTI 


34 . 


39 . 


888 


893 


VERIFICATION 

_ ( full name in block letters ), son / 
daughter of 

_ solemnly declare that to the best of my 
knowledge and belief, the information given in the retum and the schedules thereto is correct and 
complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truly stated and 
are in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, in respect of income chargeable to 
income-tax for the previous year relevant to the assessment year 2006 - 2007 : 


Date : ... .. .... ....... 
Place: ............... 


Name and Signature 


Certificate of electronically furnishing the details of the Return (See Instruction No . 22) 


Certified that I have also furnished the details contained in this return and its schedules electronically 
to the designated website vide acknowledgement number ------- 

--- -- --- dated 


Name and Signature 


1684 


/ 06 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA - EXTRAORDINARY 


PARI 11 — S C. 3( 1)] 


AMVN 


NEMA 


Schedule. 1: Income from House Property . (See instruction No. 11 
(a) Address of the property 


- 


- 


- 


) 


VENUESTRELLY.XYZURYSYST 


E 


(b) Whether let out during the year (If Yes write 1, and ifNo write 2) 
(C) Annual Value withoutdeducing taxes paid to the local authorities 
(d) Taxes paid to local authority 
(e) Annual Value [(C ) - (0) 

30 % ofthe Annual Value 
(9) Interest paid on capital borrowed 
(h ) Rent ofearlier years realised during the year 
() Income from house property for current assessment year [(e) - (1) - (g) + (n)] 
() Loss from house property of preceding assessment year (s) not set- off in preceding 

assessment year 
(k) Income from house property ( See sub-itern ( vii) of Instruction No. 111 

Schedule - 2: Income from other sources. (See Instruction No . 12 
(a) Interest, Gross 2001 III111 ) Expenses LLILLID Net 1 
(b) Dividend, GrossW TIIIII ) Expenses IITTIT Net I I 
(c) Others , Gross Km TIIIIII Expenses IIIIT Net 10 ITIII 
(d) Income from other sources [(a) + (6 ) + (c)] 

Schedule -3: Income not included in total income (exempt incomes ) (See Instruction No. 14 ) 
(a ) Interest 
(b ) Dividend income 
(C) long-term capitai gains from transactions on which securiües iransaction iax paid 

Others 
(e) Total 

Schedule -4 : Deductions under Chapter VI-A ( See instruction No. 15) 
Section 80C 

767 T I IT Section 80G 
Section 80CCC 

Section 80GG 
Section 80CCD 

Section 80GGA 
Section 80D 

Section 80GGC 
Section 80DD 

Section 80QQB 
Section 80DDB 

Section 8ORRB 
Section 80E 

Section 800 
Total 

Schedule -5: Cash flow statement (See Instruction No . 20 ) 
() Cash balance as on 1st April, 2005 with you and other persons whose income have 

been included in your income (In item (24 ) of Part-B ] 
(11) Balance in banks as on 1st April, 2005 with you and other persons whose income have 302 

been included in your income [ in item (24 ) of Part- BỊ 
(i ) Income received during the year including that of other persons referred to in item (0) 98 

above 
(iv ) Other receipts, if any, including exempt income, loans, gifts , etc . taken or received a 

during the year by you and other persons referred to in item (1) above 
(v) Total (() + (ii) + ( !) + (iv )] 
(vi) Outgoings during the year out of (V) above. 
(a) Expenses , investment, etc ., on which deduction under Chapter VI-A claimed 

II D 
(b ) Outgoings by way of other investments 
(c ) Other outgoings 

d ) Total (a) + (6 ) + (c)} 
( vi ) Cash Basical Orlanica i Satiks a3 on 31.03. 2005 (V ) - ( }(d)] 


M 


PRO 


5 !ii 


. 


1 , ; 


- 


- 


-- 


-- - -- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - - . . . - ... 


- .. .- . . . 


- - 


. 


NameoftheBankBranch 


BSR 
Code 
ofBank 
Branch(7Digit) 


Dateof 
deposit 

( 
DOMMYY 
) 


Schedule 
- 
6 
: 
Advanca 
Income 
tax 
Serial 
No 
. 
of Amount 
( 
Rs 
. 
) 
chailan 

Upto 
15 
/ 

9 


Detailsofpaymentuptodateofinstallment. 
1 
6 
/ 
9 
to 
15 
/ 
12 
16 
/ 
12 
to 
15 
/ 
03 
16 
/ 
03 
to 
31 
/ 
03 


Total 


[ HTTT II - U133( ii) ] 


Total 


No. 


16 
issued 
by 
the 
employer 
( 
s 
) 
Tax 
deducted 
Tax 
paid 
by 
at 
source 
us 
. 
the 
employer 
192 
( 
1)on 
behalf 
of 

the 
employee 


Tax 
payable 
! 
refundable 


Schedule 
- 
7 
: 
Details 
of 
Tax 
deducted 
at 
source 
from 
income 
chargeable 
under 
the 
head 

Saliunies 

Please 
furnish 
these 
details 
on 
the 
basis 
of 
Fom 
Name 
and 
address 
of 
the 
employer 
TDS 
circle Taxdeduction IncomeGross 
total DeductionTotal 
income 
Tax 
payable 

whereAnnual A/CNo.ofthe chargeable 
1 
income 
under 
Chapter 
( 
Column 
11 
of 
( 
including 
Retumunder deductor 
| 
under 
the 
head 

VIAForm 
No 
. 
18 
) 
surcharge 
and 
Section208is Salaries 

education 
to 
be 
delivered 

cess)ontotal 

income 
(2) 

(9) 


(10) 


(11) 


Schedule 
- 
8 
: 
Details 
of 
Tax 
deducted 
at 
source 
on 
income 
other 
than 
income 
chargeable 
under 
the 
head 

Sa 
aries 

[ 
Please 
fumish 
these 
details 
on 
the 
basis 
of 
Form 
No 
. 
16A 
issued 
by 
the 
deductor 
( 
s 
) 
] 
Name 
and 
address 
of 
the 
person 
who 
deducted 
the 
tax TDS 
circle 
where Tax 
deduction NatureofpaymeintSectionunder DateofpaymentAmountpaid/Rateatwhichtax Amountof 
AnnualRetum|A/CNo.ofthe 

which 
tax 

creditcredited 
( 
Rs 
. 
) deducted income 
- 
tax 
undersection206isdeductor deducted 

deducted(Rs.) 
to 
be 
delivered 

( 
10 
) 


he 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Name 
of 
the 
Bank 
Branch 


Schedule 
- 
9 
: 
Income 
Tax 
on 
seh 
- 
assessment 
BSR 
Code 
of 
Bank 
Branch 
Date 
of 
deposit 
7Digit) 

(DDMMYY) 


SerialNo.of 

chala) 


Amount 
( 
Rs 
. 
) 


Totalself-assessmenttaxpaid 


[ 
Notification 
No 
. 
128 
/ 
2006 
/ 
F 
. 
No 
. 
142 
/ 
41 
/ 
2005 
- 
TPL 
) 

SHARAT 
CHANDRA 
, 
Director 
( 
TPL 
- 
M 
jote 
The 
prêncipal 
rules 
were 
published 
under 
Notification 
No 
. 
S 
. 
O 
. 
969 
dated 
the 
26th 
March 
, 
1962 
and 
last 
amended 
by 
Income 
tax 
( 
Fourth 
Amendment 
) 
Rules 
, 
2006 
vide 
Notification 
No 
. 
S 
. 
O 
. 
704 
( 
E 
) 
dated 
12 
. 
05 
. 
2006 
. 


PrintedbytheManager,Govt.ofIndiaPress,RingRoad,Mayapuri,NewDelhi-110064 

andPublishedbytheControllerofPublications,Delhi-110054. 


